निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 पौष 1930 ( श ) 
पटना , शुक्रवार 2 जनवरी 2009 


( सं ० पटना 4 ) 


पंचायती राज विभाग 


अधिसूचना 

1 दिसम्बर 2008 
सं 0 2प / वि - 6-135 / 2008 / पं० रा० / 6110–बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा – 60 की उपधारा (1) में वर्णित प्रावधान के 
आलोक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो उप समाहर्ता स्तर से न्यून नहीं हो , को पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी घोषित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

ह ० / -अस्पष्ट , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


The 1st December 2008 
No. 2Pa /Vee -6-135 /2008 /P.R./6110 — All Block Development Officers not below 
the rank of Deputy Collector are hereby declared executive officer of Panchayat Samiti in 
light of provision under sub- section ( 1 ) of Section - 60 of the Bihar Panchayat Raj Act, 
2006. 

By order of the Governor of Bihar 

Sd /-Illegible , 
Principal Secretary to the Government. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 4-571 + 500 - डी 0 टी 0 पी 01 


